इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


श 

सत्य मे ब 

जयते 

मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 

क्रमांक 186 ] 

भोपाल , गुरुवार , दिनांक 28 अप्रैल 2022 - वैशाख 8 , शक 1944 

नगरीय विकास एवं आवास विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 28 अप्रैल 2022 

अधि . क्र . 12 - एफ - 1-13-2022 - अठारह - 3. - कलेक्टर , जिला सागर द्वारा प्रेषित नवगठित नगर परिषद् 
बरोदियाकलां , जिला सागर के वार्डों का विस्तार संबंधी हिन्दी / अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 717 / - डूडा -2022 , दिनांक 
7 अप्रैल 2022 एतद्वारा प्रकाशित की जाती है . 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव . 

371 


372 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2022 

कार्यालय , कलेक्टर ( शहरी विकास ) जिला सागर , मध्यप्रदेश 

सागर , दिनांक 7 अप्रैल 2022 

क्रमांक 717 - डूडा -2022 - म ० प्र ० नगर पालिका अधिनियम 1961 ( क्र 0 37 1961 ) की धारा 
29 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों को प्रयोग में करते हुए में दीपक आर्य , कलेक्टर सागर एतद् 
द्वारा नगर परिषद बरोदियाकलां जिला सागर के 15 वार्डो का अवधारण करते हुए वार्डो का 
विस्तार नीचे दी गई अनुसूची अनुसार करता हूँ 

स ० क्र ० 

वार्ड क्रं ० 

वार्ड का नाम 

1 

1 

छत्रपति शिवाजी वार्ड 

2 

3 

4 

5 

6 

श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 
दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 
डां . अम्बेडकर वार्ड 
रानी अंवतीबाई वार्ड 
चंद्रशेखर आजाद वार्ड 
वैष्णोदेवी मंदिर वार्ड 
डा . ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वार्ड 
आचार्य विद्यासागर वार्ड 
महाराणा प्रताप वार्ड 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

सबरी वार्ड 
बिरसामुंडा वार्ड 
सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 

13 

14 

संतरविदास वार्ड 

15 

. रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 

उत्तर : 

- 

पूर्व : 
दक्षिण : 


पश्चिमः 


234567 


8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


वार्ड क्रं ० 01 छत्रपति शिवाजी वार्ड 

वनभूमि , चुरारी एवं बरोदिया की सीमाओ से मर्यादित होकर राजस्व ग्राम 
बीकोर खुर्द एवं दरी का समस्त भाग । 

ग्राम पंचायत , खटोरा एवं ग्राम लच्छासर की सीमाओ से मर्यादित । 

● 

पूर्व राजस्व ग्राम वीकोरकलाखुर्द एवं लच्छासर की सीमाओ से मर्यादित । 
वीकोरकलाखुर्द एवं बीकोरकला की सीमाओ से मर्यादित । 


उत्तरः 

पूर्व : 

दक्षिणः 

पश्चिमः 

उत्तर : 


पूर्व : 

दक्षिण : 

पश्चिमः 

उत्तर : 

पूर्वः 

दक्षिणः 

पश्चिमः 

उत्तरः 

- 

पूर्व : 
दक्षिणः 

पश्चिमः 


372 ( 1 ) 

वार्ड क्रं ० 

02 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 

राजस्व ग्राम मिरगावली , ढ़डली , धौरा की सीमाओ को सम्मलित करते हुये 
नगर परिषद मालथौन क्षेत्र इटवा , गौरार से मर्यादित । 

ग्राम ढ़डली धौरा की सीमा को सम्मलित कर उत्तरप्रदेश की सीमा से मर्यादित । 
राजस्व ढ़डली की सिरयावली की सीमाओ को शामिल कर ग्राम चुरारी की 
सीमाओ से मर्यादित । 

राजस्व ग्राम डबडेरा की सीमाओ से मर्यादित । 

वार्ड क्रं ० 03 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 

राजस्व ग्राम डबडेरा की सीमाओ को शामिल कर , नगर परिषद मालथौन की 
वनभूमि एवं इटवा की सीमा से मर्यादित । 

राजस्व ग्राम मिरगावली की सीमाओ से मर्यादित । 
राजस्व ग्राम बरोदियाकलां की सीमा से मर्यादित । 

राष्ट्रीय राजमार्ग 46 एवं नगर परिषद मालथौन की पलेथनी क्षेत्र से मर्यादित | 

वार्ड क्रं ० 04 डॉ . अम्बेडकर वार्ड 

राजस्व ग्राम ढ़डली एवं वन भूमि से मर्यादित । 

वनभूमि एवं दरी वीकोर खुर्द की सीमा से मर्यादित । 

राजस्व ग्राम वीकोरकला की सीमाओ को सम्मलित कर मडखेडा की सीमाओ से 
मर्यादित । 

पूर्व राजस्व ग्राम बरोदियाकला के वार्ड क्रं 0 07 की सीमाओ से मर्यादित । 

t 

वार्ड क्रं ० 

05 रानी अंवतीबाई वार्ड 

राजस्व ग्राम मड़खेडा की सीमाओ को शामिल कर पूर्व राजस्व ग्राम वीकोरकला 
एवं ग्राम लच्छासर की सीमाओ से मर्यादित । 

ग्राम पंचायत खरौरा एवं समसपुर की सीमाओ से मर्यादित । 

राजस्व ग्राम लंभीरिया , सिमरिया गरय की सीमाओ को सम्मलित कर पडमरी एवं 
मडावन मार की सीमाओ से मर्यादित । 

पूर्व राजस्व ग्राम वरोदिया ( प्रेमपुरा ) की सीमाओ से मर्यादित । 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2022 


372 ( 2 ) 


उत्तर : 

पूर्व : 

दक्षिणः 

पश्चिमः 

उत्तर : 

पूर्वः 

दक्षिणः 

पश्चिमः 

उत्तरः 

पूर्व : 
दक्षिण : 

पश्चिमः 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2022 

वार्ड क्रं ० 06 चंद्रशेखर आजाद वार्ड 

राष्ट्रीय राजमार्ग धामोनी अंडर ब्रिज से प्रारम्भ होकर आवास गृह सम्मिलित 
करते हुये धामोनी रोड पर बीकोरकला की सीमा तक । 

धामोनी रोड पर बीकोर कला की सीमा से मर्यादित होकर प्रेमपुरा को सम्मिलित 
कर रजवास की सीमा तक । 

प्रेमपुरा रजवास की सीमा से मर्यादित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रास कर 
बनखिरिया सीमा से मर्यादित होकर ढाबा मोहोल्ला सम्मिलित कर खैरा रोड 

तक । 

खैरा रोड पर वार्ड क्र . 11 एवम् 10 की सीमा से मर्यादित होकर सुनील 
अहिरवार के मकान तक । 

वार्ड क्रं ० 07 वैष्णो देवी मंदिर वार्ड 

नगर परिषद मालथौन की सीमा ढिमरई एवं पलेथनी से मर्यादित होकर एन.एच. 
क्रास कर वार्ड क्रं तीन से मर्यादित होकर वार्ड क्रं चार की सीमा तक । 

वार्ड क्रं . तीन डिवडेरा की सीमा से प्रारंभ होकर वार्ड क्रं . चार की धामोनी रोड 
तक । 

धामोनी मोड पर वीकोरखुर्द की सीमा से मर्यादित होकर एन . एच . 46 को क्रास 
करते हुये विनोद विश्वकर्मा , रामसेवक के मकान को सम्मलित करते हुये धामोनी 
चौराहे पर गुडडू साहू की दुकान तक । 

बरोदिया मुख्य मार्ग धामानी चौराहे पर गुडडू साहू की दुकान से मुख्यमार्ग पर 
दाहिने ओर की लाईन की शामिल करते हुये राजेन्द्र के मकान तक वहां से 
ईशाक खान के मकान को लेकर कनई अहिरवार के मकान तक । 

वार्ड क्रं ० 08 डां . ए . पी . जे . अब्दुल कलाम वार्ड 

- 

वार्ड 07 से कनई अहिरवार के मकान के सामने कल्ला अहिरवार से प्रारम्भ 
होकर मजीद के मकान तक । 

मुख्य मार्ग पर मजीद के मकान से प्रारम्भ होकर काशीराम के मकान तक । 
काशीराम राम साहू के मकान से अरुण मिश्रा के मकान तक , रोड क्रास कर 
आर . सी . दुबे के मकान से होकर धनीराम सेन के मकान तक । 
वन भूमि से मर्यादित । 


उत्तर : 

पूर्वः 

दक्षिणः 

पश्चिमः 

उत्तर : 

पूर्व : 

दक्षिणः 

- 

पश्चिमः 

उत्तर : 

- 

पूर्वः 

- 

दक्षिणः 

पश्चिमः 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2022 

372 ( 3 ) 

वार्ड क्रं ० 09 आचार्य विद्यासागर वार्ड 

रामकृष्ण चौबे के मकान से प्रारम्भ होकर रोड क्रास कर के अरुण मिश्रा के 
मकान को सम्मिलित कर मुन्ना पटेल के मकान तक । 

मुन्ना पटेल के मकान से धनराम के मकान एवम् मानसिंह लोधी के मकान को 
सम्मिलित करते हुये राजेश जैन के मकान तक वहां से रोड क्रास कार राज 
मंदिर लेकर पटेल की चक्की तक । 

पटेल की चक्की से दयाशंकर के मकान तक वार्ड क्रमांक 11 की सीमा से 
मर्यादित । 

वन भूमि से मर्यादित होकर वैष्णों देवी मंदिर को सम्मिलित करते हुये श्याम 
लाल यादव के मकान को होकर नामदेव एवम् धमेन्द्र श्रीवास्तव के मकान को 
होकर रामकृष्ण चौबे तक । 

वार्ड क्रं ० 10 महाराणाप्रताप वार्ड 

हरीसिंह लोधी के मकान से प्रारम्भ होकर जगतसिंह लोधी के मकान तक 
मुख्यमार्ग क्रास कर हेमन्त जैन के मकान से राकेश जैन के मकान तक । 
धामोनी अंडर ब्रिज के पास राकेश जैन के मकान से राष्ट्रीय राजमार्ग से 
मर्यादित होकर सुरेश पाटकर के खेत तक । 

राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरेश पाटकर के खेत से प्रारम्भ होकर रामचरण यादव के 
मकान से रोड क्रास कर पशुचिकित्सालय को होकर हायर सेकेण्डरी स्कूल को 
सम्मिलित कर वन विभाग की सीमा तक । 

खैरा रोड पर महेश बाल्मिकी के मकान से प्रारम्भ होकर वन भूमि से मर्यादित , 
तालाब को सम्मिलित करते हुये अंकित चौबे के मकान से होकर हरी सिंह 
लोधी के मकान तक । 

वार्ड क्रं ० 

—- 

11 सबरी वार्ड 

वैष्णों देवी मंदिर पहडिया के पास प्रदीप रैकवार के मकान से पानी की टंकी 
को लेकर सुक्के कुशवाहा के मकान तक 

सुक्के कुशवाहा के मकान तालाब की पाल से मर्यादित होकर रज्जू रैकवार 
मकान को सम्मिलित करते हुये खैरा रोड तक । 

खैरा रोड पर तालाब की पाल से प्रारम्भ होकर उमरई वार्ड क्रमांक 12 की 
सीमा से मर्यादित होकर रिछा की सीमा तक । 

ग्राम रिछा , मडावन पायक सीमा एवं वन भूमि से मर्यादित होकर खेरहा रोड 
बरोदिया खेल मैदान के पीछे दशरथ धानक के मकान , आदिवासी मोहल्ला के 
पीछे से पानी की टंकी तक । 


372 ( 4 ) 


उत्तरः 

पूर्व : 

दक्षिण : 

पश्चिमः 

उत्तरः 


पूर्व : 

दक्षिणः 

पश्चिमः 

उत्तरः 

पूर्व : 

दक्षिण : 

पश्चिमः 

उत्तरः 

— 

पूर्व : 
दक्षिण : 

पश्चिमः 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2022 

वार्ड क्रं ० 12 बिरसामुंडा वार्ड 

राजस्व ग्राम उमरई की सीमाओ को सम्मलित कर खेरा एवं बरोदिया की 
सीमाओ से मर्यादित । 

ग्राम उमरई एवं चक्क वनखिरिया की सीमाओ को सम्मलित कर बरोदियाकला 
एवं रजवास की सीमाओ से मर्यादित । 

राजस्व ग्राम वनखिरिया एवं हनौता की सीमाओ से मर्यादित । 
राजस्व ग्राम पथरियावामन की सीमाओ से मर्यादित । 

वार्ड क्रं ० 

— 

13 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 

राजस्व ग्राम हनौता , वनखिरिया की सीमाओ को सम्मलित कर राजस्व ग्राम 
पथरियावामन , उमर्रा एवं चक्कवनखिरिया की सीमाओ से मर्यादित । 
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजस्व ग्राम रजवास की सीमाओ से मर्यादित । 

राजस्व ग्राम तिखराखुर्द , चौकाखुर्द को सम्मलित कर बम्होरी हुडा एवं हिन्नौदा 
की सीमाओ से मर्यादित । 

राजस्व ग्राम अकई , सेमराकुरु , एवं पथरिया वामन की सीमाओ से मर्यादित । 

वार्ड क्रं ० 

14 संतरविदास वार्ड 

राजस्व ग्राम प्रेमपुरा ( वरोदिया ) , पडमरी की सीमाओ से मर्यादित । 

ग्राम पडमरी एवं रतनपुर की सीमाओ से मर्यादित । 

राष्ट्रीय राजमार्ग 46 खुरई ब्रिज से प्रारंभ होकर बिसरहा मार्ग पर संदीप दुबे 
के मकान को सम्मलित करते हुये रजवास की सीमा पर वीर सिंह के मकान 

तक । 

राष्ट्रीय राजमार्ग 46 से मर्यादित । 

वार्ड क्रं ० 

- 

15 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 

राष्ट्रीय राजमार्ग 46 खुर्द अंडर ब्रिज के उत्तरी भाग से प्रारंभ होकर विसरहा 
मार्ग पर कैलाश के मकान से तरेन्द्र लोधी के मकान तक । 

राजस्व ग्राम , चक्कगढौकी , विरुसहा एवं रेडोन की सीमाओ से मर्यादित । 
रेडील एवं बम्होरी हुडा की सीमाओ से मर्यादित । 
तिगराखुर्द हनौता , एवं वनखिरिया की सीमाओं से मर्यादित । 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
दीपक आर्य , कलेक्टर . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2022 

372 ( 5 ) 

Sagar , the 7th April 2022 

S. No. 717 / DUDA / 2022 M.P. In exercise of the powers conferred by sub 
section 1 of section 29 of the Municipality Act , 1961 No. 37 of 1961 , | Deepak 
Arya . Collector Sagar hereby Determines the extension of 15 wards of the 
Municipal Council , barodiyakalan District Sagar , as per the schedule given below : 
S. No. Ward No. 

Name of ward 

1 

Chhatrapati Shivaji ward 

Shyamaprasad mukharjee ward 
Deendayal Upadhyay ward 
Dr. Ambedkar ward 
Rani Avanti bai ward 
Chandra Shekhar Azad ward 
Vaishno devi mandir ward 
Dr. A.P.j. Abdul kalam ward 
Acharya Vidya sagar ward 
Maharana pratap ward 

7 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

Sabri ward 

12 

12 

Birsamunda ward 

13 

13 

Sardar vallabh bhai patel ward 

14 

14 

Sant Ravidas ward 

15 

15 

Rani Laxmibai ward 

Ward No.1 

- 

Chhatrapati Shivaji ward 

North : -with the Limits of forest land , churari and barodiyakalan , all part of whole 

revenue village beekor khurd and dari . 

East : 
- Limits with gram panchayat khatora and lachchhasar . 

South : - Limits with x - village beekorkala - khurd and gram panchayat lachchhasar . 
West : - Limits with x - village beekorkala - khurd and beekor - kala . 

Ward No.2 - Shyama parasad mukharjee ward 
North : With the Limits of nagar parishad malthone's area Etva , Gaurar , 
including the limits of revenue village Mirgawali , Dhdli , Dhaurra . 
East : 
- Limits with gram Dhadli , Dhaurra with limits of Uttar Pradesh . 
South : including the Limits with revenue village Dhadli , the limits with village 

Churari . 

West : Limits with x - village dubdera . 


123456700 


8 


2 


9S6 EN 


3 


4 


5 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2022 


372 ( 6 ) 

Ward No.3 

- 

Deen Dayal Upadhyay ward 

North : - including the limits of revenue village Dubdera with the Limits of Etva 
and forest - land of nagar parishad malthone 
Limits with revenue village mirgawali . 

East : 

South : limits with revenue village barodiyakalan . 

West : - Limits with nagar parishad malthone's area palethani and national 

highway 46 . 

Ward No.4 

- 

Dr. Ambedkar ward 

North : limits with revenue village Dhadli and forest land . 

East : 

Limits with revenue village dari , Beekor khurd and forest land . 
South : - including the limits of Beekorkala , limits with Madkhera 
West : - limits with ward 07 of x - revenue village barodiya kala . 

Ward No.5 - Rani Avanti bai ward 

North : including the limits of revenue village madkhera , limits with x - revenue 
village Beekorkala and lachchhasar . 

East : 

Limits with gram panchayat kharaira and samaspur . 

South : - including the limits of revenue village lambheeriya simariaya - garay , 
limits with padmari and Madawan - maar . 

West : - limits with x - revenue village barodiya ( prempura ) . 

Ward No.6 

- 

Chandra shekhar azad ward 

North : starting from Dhamoni under bridge of national highway , including the 
awas grih , limits with Beekorkala at dhamoni road . 

East : 

Limits with Beekorkala at dhamoni road , including prempura upto the 
limits of rajwas . 

South : - limits of prempura rajwas , with crossing national highway including 
limits with Bankhiriya including dhaba moholla up to khaira road . 
West : - limits with ward 10 & 11 at khaira road up to sunil ahirwar's house . 
Ward No.7- vaishno devi mandir ward 

North : limits with dhimrai and palethini of nagar parishad malthone , with 
crossing national highway limits with ward 03 up to limits with ward 4 . 
East : - starting from Limits with ward 3 Dubdera up to ward 4 at dhamoni 
road . 

South : - limits of Beekorkhurd at dhamoni mod , via crossing N.H. 46 including 
the house of vinod vishwkarma , ramsewak's house up to guddu sahu's 
shop at dhamoni chauraha . 

West : - including the left side line of main road from the shop of guddu sahu 
to Dhamoni chauraha on main road barodiya via the house of rajendra 
to the house of ishak khan up to the house of kanai ahirwar . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2022 

372 ( 7 ) 

Ward No.8- Dr. A.P.J. abdul kalam ward 

North : starting from kalla ahirwar infront of kanai ahirwar at ward 07 up to the house 

the majeed . 

East : starting from the house of majeed at main road up to the house of kashiram . 
South from the house of kashiram to the house of arun mishra , with crossing road 
from r c dubey's house up to the house of dhani ram sen . 

West : - limits with forest land . 

Ward No.9- Aacharya vidya sagar ward 

North : starting from the house of ram Krishna choubey , with crossing road including 
the house of arun mishra up to the house kalla ahirwar infront of kanai ahirwar 
at ward 07 up to the house of munna patel . 

East : 

from the house of munna patel including the house of dhanram and 

mansingh lodhi to the house the rajesh jain , with crossing road from raj 
mandir up to patel's chakki . 

from patel's chakki to the house of daya Shankar , limits with ward 11 

South : 
West : limits with forest land including vaishno mandir and the house of shyamlal 
yadav to namdev's house and dharmendra shrivastav's house upto the house 
of ramkrishna choubey . 

Ward No.10- Maharana pratap ward 

North : starting from the house of hari singh lodhi to the house of jagat singh lodhi with 
crossing road at hemant's house up to the house of rakesh jain . 

East : 

from the house of rakesh jain near dhamoni under bridge to limits with 
national highway upto the agriculture field of suresh patkar . 

South : from limits with national highway upto the agriculture field of suresh patkar 
to ram charan yadav's house with crossing road at pashu chikitshalay 
including higher secondary school up to limits with forest department . 

West : starting from the house of Mahesh balmeeki limits with forest land including 
talab from ankit choubey's house upto the house of hari singh lodhi . 

Ward No.11- Shabri ward 

North : from the house pradeep raikwar near vaishno devi hills , including over head 
tank up to the house of sukke kushwaha . 

East : 
- from the house of sukke kushwaha , limits with paal of talab including the 
house of rajju raikwar up to khaira road . 

South : - starting from paal of talab , limits with umrai ward 12 up to limits with richha . 
West : limiting with richha madawan payak and forest land , with kherha road 

barodiya , house of dashrath dhanak behind play ground and from back side 
of adiwasi moholla upto the over head tank . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2022 

Ward No.12- Birsamundward 

North : 
East : 

including the revenue village of umrai , limits with khaira and barodiya . 
including the village of umrai and chakk bankhiriya , limits with 
barodiyakalan and rajwas . 

South : - limits with revenue village bankhiriya and hanota . 
West : - limits with revenue village pathariya waman 

Ward No.13- Sardar vallabh bhai patel ward 

North : including the revenue village of hanota and bankhiriya , limits with 
revenue village pathariya waman umarra and chakk bankhiriya . 
East : 
- limits with national highway and revenue village rajwas 
South : - including the revenue village tigra khurd and choukakhurd , limits with 
bamhori huda and hinnoda . 

West : - limits with revenue village akai semrakuru and pathariya waman . 

Ward No.14- Sant ravi das ward 

North : limits with the revenue village prempura ( barodiya ) and padmari . 
East : 
- limits with padmari and ratanpur . 

South : - starting from khurai bridge of national highway 46 at bisahra road , 
including the house of sandeep dubey up to the house of veer singh at 
limits of rajwas . 

West : - limits with national highway 46 . 

Ward No.15– Rani laxmi bai ward 

North : starting from north part of khurd under bridge national highway 46 up 
to the house of kailash at visraha road . 

East : 

limits with revenue village chakk dhauki virusha and redon . 
limits with redeel and bamhori huda . 

South : 

West : - limits with tigra khurd hanota and bankhiriya . 

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 
DEEPAK ARYA , Collector . 


372 ( 8 ) 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022 


